रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/99 


भारत सरकार 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGD. No. DL-3029 


REGD . No . D . L .- 33002/ 99 


Ronary 


दिल्ली । राजपन 

Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 154 ] 
No . 154 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 27 , 2014 / अग्रहायण 6 , 1936 [ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 151 
DELHI , THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/ AGRAILAYANA 6, 1936 IN. C, T . D . No. 151 


भाग - IV 
PART _ IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण एवं वन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014 
फा . से . आर. 202 / टी . ओ . ( एस .) / टी . सी . फेलिंग / 2014 - 15 / 6182 - 89. - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 
राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं , 

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुनर्विकास के लिए जनरल पूल रेजिडेंशिल एकोमोडेशन ईस्ट किदवई 
नगर, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 34. 80 हैक्टेयर ( लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की 
धारा 9 की उप - धारा ( 3) के उपबंधो से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है । 
क्रम 

क्षेत्र का विस्तार | हटाए जाने वाले वृक्षों अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण 
स्थान 

( हैक्ट.) की संख्या / प्रत्यारोपण ( वृक्षों की संख्या) 
पुनर्विकास के लिए जनरल पूल 34.80 ( लगभग ) | 1123 -- काटे जाने वाले 

14000 
रेजिडेंशिल एकोमोडेशन ईस्ट किदवई 

___ 44 - प्रत्यारोपण 
नगर, नई दिल्ली । 

कुल योग 1167 

14000 
यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है । 
4691 DG/ 2014 


। 


वृदा 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


( क ) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 4,50,80,000 रुपये ( चार 
करोड पचास लाख अस्सी हजार रुपये मात्र ) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी । 

अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा 
| परियोजना संख्या | लगाए जाने वाले पौधो की संख्या | 

वन प्रभाग में जमा कराई जाए 

| आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि 
1 . 14000 रु. 4,50,80,000 उप वन संरक्षक ( दक्षिणी) / वन 

अधिकारी 
( ख ) वन विभाग द्वारा डेरा मन्डी रिज क्षेत्र की वन भूमि में 5835 पेडों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षो 

तक रखरखाव किया जाएगा और शेष 8165 पेडों का उपभोगी संस्था द्वारा उसी स्थान पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा 

तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जाँच की जाएगी । . 
( ग ) उप वन संरक्षक के परामर्श से जलाऊ लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त 

जलाऊ लकड़ी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटिड द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक 

शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए । 
( घ ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी ( दक्षिणी) से दुलाई 
अनुमति प्राप्त करनी होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से 

तथा उनके नाम पर, 

संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव) 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WIDLIFE 

NOTIFICATION 

Delhi, the 27th November, 2014 
F . No. R . 202 / TO (S )/ TC .Felling /14 - 15 /6182- 89... Whereas the Government of National Capital 
Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest. 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees 
Act , 1994 ( Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an 
area of total 34. 80 ha. as detailed below for construction of General Pool Residential Accommodation 
(GPRA ) for redevelopment of East Kidwai Nagar, Delhi by National Building Construction Corporation Ltd . 
(NBCC ), from the provision of Sub - Section (3 ) of Section 9 of the said Act . 
SI . Location 

Extent of No. of trees required to be Compensatory 
No. Area ( ha.) Removed / Transplant plantation required 

( No . of trees ) 
General Pool Residential 34. 80 | Cutting of trees - 

| 

1123 

14000 
Accommodation (GPRA ) for ( approx ) | Transplantation of trees- 44 
redevelopment of East Kidwai 
Nagar, Delhi. 

Total 1167 

14000 


The exemption is subject to fulfillment of the following conditions : 
(a ) The applicant shall make an advance deposit of an amount ofRs. 4, 50,80 ,000 (Rupees Four Crore Fifty 

Lakh Eighty Thousand Only ) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 

(five ) years as follows: 
Project No. of Saplings to be Total Amount including other To be Deposited with 
No . Planted ( No. of trees ) Administrative expenses and 

Forest Division 
. contingency charges (in Rs.) 
14000 

4, 50,80,000 

DCF (South ) / Tree Officer 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- - 


(b ) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 ( five ) years i.e. 8165 no . of trees 
___ compensatory plantation will be done by the User Agency i. e. NBCC on the same site and balance 5835 

no. of trees by the Forest Department at Dera Mandi, Ridge Lnad , New Delhi and to monitor it till its 

successful establishment. 
(c ) The firewood obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the NBCC to the 

officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial 

DCF. 
(d ) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the 
said wood shall be obtained from Tree Officer ( South ) 

By Order and in the Nameof the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 

SANJIV KUMAR, Secy. ( Env. & Forests ) 
गृह ( पुलिस II ) स्थापना विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014 
सं . फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - II / 9794 .- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की 
अधिसूचना संख्या 11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) की धारा 24 की 
उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना मालवीय नगर, नई 
दिल्ली (विशेष प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई) में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख एवं आतंकवादी और विध्वंसकारी 
क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 46 / 1994 के मामले में सक्षम न्यायालय 

के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन , एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में 
नियुक्त करते है । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक 
अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
प्रति उपस्थिति प्रभार . 

1100 रुपये 
जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 


HOME ( POLICE-II) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi , the 27th November, 2014 
F. No. 08 /632/2010 /HP - 11 /9794.- In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of section 24 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of Home Affairs 
Notification No. 11011/2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the National Capital Territory 
of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate, as Special Public Prosecutor, assisted by his junior 
Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct cases bearing FIR No. 46 / 1994 under section 3/4 /5 TADA & 120 
B . I. P.C , PS Malviya Nagar, (investigated by Special Cell, Delhi Police ) on behalf of the State, in the Court of 
competent jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall be as under :-- - 
1. Charge per effective appearance 

--- Rs. 2,500 -00 
2 . Charges per appearance 

Rs. 1 , 100 - 00 
3. Junior Fces 

Rs. 750 . 00 
4. Conference/ Drafting/Clerkage 

- - Rs. 750- 00 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 

- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मार्च 100 


स्पेशल 24 की 


19677 


जामा मरिमकी1807 / 328 पासपोर्ट 


स. फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस -II / 9830. -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्राथमिकी (1) थाना स्पेशल सैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 
471 / 489ख / 489ग / 120ख तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा17 / 18 / 19 / 20, विस्फोटक 
पदार्थ अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5, शस्त्र अधिनियम की धारा 25, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी 54 / 2011 
(2 ) थाना जामा मस्जिद में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 / 323 / 120ख तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1967 (1967 
का 37) की धारा 16 / 18 / 20 , शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 307 / 323 / 120ख के अन्तर्गत दर्ज 
प्राथमिकी 65 / 2010 तथा (3 ) थाना जामा मस्जिद, दिल्ली थाना जामा मस्जिद का 2010 (विशेष प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई ) 
में भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 120 ख तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 1967 (1967 का 37) की धारा 16 / 18 / 20, शस्त्र 
अधिनियम की धारा 25 , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 , विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5 एवं भारतीय दंड संहिता 
की धारा 120ख के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 66 / 2010 के मामले में राज्य की ओर से प्रकरणों की सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 
संचालन हेतु श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते है । उनके कनिष्ठ श्री अभिमन्यु कम्पानी , 
एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक का शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
2. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
. कान्तोस / ड्रॉपिटन शुल्क / यलर्क प्रभार 

750 रुपये 


___ F. No. 08/ 632/ 2010/ HP - II / 9830. - -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011/2 /74-UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate, as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani , Advocate to conduct cases bearing FIR No s: ( 1) 
54 /2011 under sections 17 / 18 / 19 /20 Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 (37 of 1967) , 3 /4 /5 Explosive 
Substances Act, 25 Arins Act; 12 Passport Act and 47 1/489B /489C / 120B IPC , PS Special Cell, (2 ) 65 ./2010 
under sections 16 / 18 /20 Unlawful Activities (Prevention ) Act, 1967 ( 37 of 1967) , 27 Arms Act, & 
307/ 323/ 120 - B IPC, P . S . Jama Masjid & ( 3) 66/ 2010 under sections 16/18/ 20 Unlawful Activities 
(Prevention ) Act, 1967 (37 of 1967) , 25 Arms Act, 66 Information Technology Act, 3 /4 /5 Explosive 
Substances Act & 120- B IPC , P. S . Jama Masjid , Delhi , of 2010 PS Jama Masjid ( (investigated by Special 
Cell), on behalf of the State , in the Court of competent jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall 
be as under : -~ 
1 . Charge per effective appearance 

Rs. 2,500 - 00 
2 . Cliarges per appearance 

Rs. 1 , 100 - 00 
3 . Junior Fees 

Rs. 750 -00 
4 . Conference/ Drafting/ Clerkage 

Rs. 750 - 00 


सं . फा , 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - II / 9818. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , ( 1 ) थाना कनॉट प्लेस में भारतीय दंड सहित की धारा 
121 / 121क / 122 / 123 / 302 / 307 / 323 / 427 / 120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) 
अधिनियम , 1967 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी सं0 418 / 2008 ( 2) थाना कनॉट प्लेस में भारतीय दंड सहित की धारा 
121 / 121क / 122 / 123 / 302 / 307 / 323 / 427 / 120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप 
( निवारण ) अधिनियम, 1967 के धारा 16 / 18 / 20 / 23, प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी 419 / 2008 (3) थाना 
ग्रेटर कैलाश में विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 16 / 18 / 20 / 23, भारतीय दंड सहित की धारा 
121 / 121क / 122 / 123 / 307 / 323 / 427 / 120ख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी सं0 
130 / 2008 (4) थाना करोल बाग में विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1967 की धारा 16 / 18 / 20 / 23, भारतीय दंड सहित 
की धारा 121 / 121क / 122 / 123 / 307 / 323 / 427 / 120ख के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी सं0 166 / 2008 और (5 ) थाना तिलक मार्ग में 
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 16 / 18 / 20 / 23, भारतीय दंड सहित की 
धारा 121 / 121क / 122 / 123 / 307 / 323 / 427 / 120ख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत दर्ज 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


प्राथमिकी सं0 293 / 2008 ( सभी प्रकरण की छानबीन विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई) का राज्य की ओर से प्रकरणों की सक्षम क्षेत्राधिकार 
वाले न्यायालय में संचालन हेतु श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । उनके कनिष्ठ श्री 
अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक का शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. . वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
4. कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 


F. No. 08 / 632/ 2010/ HP-II/ 9818. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011/ 2 / 74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate, as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct cases bearing FIR No s . ( 1) 
418/ 2008 under section 121/ 121A/ 122/ 123/ 302/ 307/ 323/ 427/ 120- B IPC, 3/ 4/ 5 Explosive Substances Act, 
16/18/ 20/ 23 Dilawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 and 66 Information Technology Act , registered at 
Police Station Connaught Place ( 2) 419/2009 121/ 121A/122/123/ 302/ 30 /1323/ 421 /120- R IPO , 3/ 4/ 5 
Explosive Substances Act, 16 / 18 /20 / 23 Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 and 66 Information 
Technology Act, P . S . Connaught Place , ( 3 ) 130 /2008 16 / 18 / 20 / 23 of the Unlawful Activities (Prevention ) 
Act, 1967, 121/ 121A / 122 / 123/ 307 /323 /427 / 120 - B of the Indian Penal Code and 66 Information Technology 
Act, P . S . Greater Kailash (4 ) 166 /2008 16 / 18 /20 /23 of the Unlawful Activities (Prevention ) Act, 1967 , 121 ! 
121A /122 / 123 / 307/ 323 / 427 / 120B of the Indian Penal Code , and 66 Information Technology Act, P .S . 
Karol Bagh & (5 ) 293/ 2008 16/ 18/ 20/ 23 of the Unlawful Activities ( Prevention) Act, 1967 , 121/ 121A / 1221 
123 / 307/ 323 /427/ 120B of the Indian Penal Code, and 66 Information Technology Act , PS Tilak Marg (All 
these cases are investigated by Special Cell), on behalf of the State , in the Court of competent jurisdiction . 
Fee for Special Public Prosecutor shall be as under : - 
1. Charge per effective appearance 

Rs. 2, 500 - 00 
2. Charges per appearance 

Rs. 1,100 - 00 
3 . Junior Fees 

Rs. 750 - 00 
___ 4. Conference/ Drafting/ Clerkage 

Rs. 750 - 00 


सं . फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - 1 / 9806. -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्राथमिकी ( 1) थाना सरोजिनी नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 
302 / 307 / 121 / 121क / 120ख, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 / 17 / 18 / 20 / 23 के अन्तर्गत दर्ज 
प्राथमिकी सं0 560 / 2005 ( 2 ) थाना पहाड गंज में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 / 307 / 120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 
3 / 4 / 5 एवं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 1967 की धारा 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 
533 / 2005 ( 3) थाना कालकाजी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 / 120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 / 4, सार्वजनिक 
संपत्ति को क्षति अधिनियम की धारा 3 / 4 एवं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1967 की धारा 16 / 18 / 20 / 23 के अन्तर्गत दर्ज 
प्राथमिकी 1120 / 2005 (विशेष प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई ) राज्य की ओर से प्रकरणों की सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 
संचालन हेतु श्री राजीव मोहन , एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते है । उनके कनिष्ठ श्री अभिमन्यु कम्पानी , 
एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक का शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
4. कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 


461 D4/ 14 - - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


MPM 


- 


ama 


- 


F. No. 08 /632/ 2010/ HP-II/ 9806.----In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011 /2 /74 -UTL (i ) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan, Advocate , as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct cases bearing FIR No s: (1 ) 
560/ 2005 under section 302/ 307/ 121/ 121A/120B IPC, 16/ 17/ 18/ 20/23 Unlawful Activities ( Prevention) Act, 
1967 PS Sarojini Nagar, ( 2 ) 533/ 2005 under sections 302/ 307 / 120B IPC , 3 /4 /5 Explosive Substances Act and 
10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 Unlawful Activities (Prevention ) Act, 1967 PS Paharganj & ( 3 ) 1120 /2005 under sections 
307 / 120B IPC , 3 & 4 Explosive Substances Act, 3 /4 Damage to Public Property Act and 16 /18/ 20 / 23 Unlawful 
Activities ( Prevention) Act, 1967, PS Kalkaji , (investigated by Special Cell , Delhi Police ) on behalf of the 
State , in the Court of competent jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall be as under : 
1. Cliarge per effective appearance 

- Rs. 2, 500 - 00 
2 . Charges per appearance 

- - Rs. 1 , 100 - 00 
3. Junior Fees 

- -- Rs. 750 .00 
4. Conference Drafting Clerkage 

Rs. 750 . 00 


- 


MAI 


सं0फा0 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - 1 / 5303. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, १५/ 4 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना ग्रेटर कैलाश (विशेष प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई), में 
भारतीय दंड संहिता की धारा 384 / 387 एवं महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 / 4 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 
88 / 2002 के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन , एडवोकेट को विशेष 
लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष 
लोक अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1, वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
2. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
____ 4 . कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 


-- 


- 


.. 


___ F. No. 08/ 632/ 2010 / HP- II/ 9866. — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011/ 2/ 74 -UTL (i) dated the 2014 March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate , as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case FIR No. 88 /2002 
under sections 384 / 387 IPC & 3 /4 Maharashtra Control of Organized Crime Act, PS Greater Kailash 
( investigated by Special Cell) on behalf of the State , in the Court of competent jurisdiction . Fee for Special 
Public Prosecutor shall be as under : 
1. Charge per effective appearance 

Rs. 2 ,500 - 00 
2 . Charges per appearance 

Rs. 1 ,100 - 00 
3. Junior Fees 

Rs. 750 - 00 
4. Conference/ Drafting/ Clerkage 

- Rs. 750 - 00 


सं . फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - II / 9854. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना विशेष प्रकोष्ठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 
420 / 409 / 120ख एवं महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 / 4 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 20 / 2013 के मामले 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के 
रूप में नियुक्त करते हैं । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक को 
देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
2. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
___ कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 750 रुपये 


F. No. 08/ 632 / 2010 / HP -II/ 9854.---In exercise of the powers conferred by sub-section (8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011/2 / 74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate, as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case FIR No. 20/ 2013 
under sections 420 / 409 / 120B & 3 /4 Maharashtra Control of Organized Crime Act, PS Special Cell , on behalf 
of the State , in the Court of competent jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shail be as under : 
1. Charge per effective appearance 

- Rs. 2, 500 - 00 
2. Charges per appearance 

Rs. 1 , 100 - 00 
3. Junior Fees 

- Rs. 750- 00 
4. Conference/ Drafting/ Clerkage 

Rs. 750 -00 


सं. फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - II / 9842.--- गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 -- यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना विशेष प्रकोष्ठ , में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, विधिविरुद्ध 
क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1967 की धारा 16 / 18 / 18 / 20 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 16 / 2012 के मामले में सक्षम 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन , एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में 
नियुक्त करते हैं । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक को देय 
शुल्क निम्न प्रकार होगा:-- 
... 1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
- 2. .. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
4. कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 


F . No. 08 /632 /2010 /HP - 11/ 9842 . - - In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011 /2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate , as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case FIR No. 16 / 2012 
under section 120B 1PC, 16 /18 / 18A/ 20 Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967, PS Special Cell , on 
behalf of the State, in the Court of competent jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall be as 
under : 
1. Charge per effective appearance 

Rs. 2, 500 - 00 
2 . Charges per appearance 

Rs. 1 , 100 - 00 
3. Junior Fees 

Rs. 750 . 00 
4 . Conference/ Drafting/ Clerkage 

Rs. 750 - 00 
469126 / 14 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


.. . सं. फा . 8 / 632 / 2010 / गह पुलिस - II / 9890. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 -- यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , थाना विशेष प्रकोष्ठ में शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 / 5 के 
अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 21 / 2010 के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री 
राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट 
द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
2. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
4. कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 

750 रुपये 
F. No. 08 /632 /2010/HP-11 / 9890. - In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011 /2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate, as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case FIR No. 21/ 2010 
under sections 3/ 5. Official Secrets Act, PS Special Cell on behalf of the State, in the Court of competent 
jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall he as under : 
1. Charge per effective appearance 

---- Rs. 2, 500 - 00 
2 . Charges per appearance 

- - Rs. 1 , 100 - 00 
3 . Junior Fees 

- Rs. 750 - 00 
4 . Conference/Drafting /Clerkage 

Rs. 750 - 00 


सं . फा , 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस - II / 9902. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74-- यूटीएल ( आई ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना विशेष प्रकोष्ठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 / 307 / 427 
/ 120ख, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 16 / 18, तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दर्ज 
प्राथमिकी संख्या 04 / 2012 के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन , 
एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते है । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता 
की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
____ 1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
2. प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
3. जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
4. कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 750 रुपये 

F. No. 08/ 632/ 2010/ HP- II/ 9902. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs Notification No. 11011/2 /74-UTL (i) dated the 20th March, 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate , as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani , Advocate to conduct case FIR No. 04/ 2012 
under sections 323 / 307 /427 / 120B 1PC , 16 / 18 Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 & 5 Explosive 
Substances Act, PS Special Cell, on behalf of the State, in the Court of competent jurisdiction . Fee for 
Special Public Prosecutor shall be as under : 
1. Charge per effective appearance 

Rs. 2, 500- 00 
2. Charges per appearance 

Rs. 1, 100 - 00 
3. Junior Fees 

Rs. 750 - 00 
4 . Conference/Drafting Clerkage 

Rs. 750- 00 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सं. फा . 8 / 632 / 2010 / गृह पुलिस -II / 9878.-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
11011 / 2 / 74 - यूटीएल ( आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना विशेष प्रकोष्ठ में शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 / 4 / 5 के 
अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 42 / 2006 के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से प्रकरण के संचालन हेतु श्री 
राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । इस मामले में उनके जुनियर श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट 
द्वारा सहायता की जाएगी । विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा: 
1. वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार 

2500 रुपये 
प्रति उपस्थिति प्रभार 

1100 रुपये 
जुनियर शुल्क 

750 रुपये 
कान्फ्रेस / ड्रॉफ्टिंग शुल्क / क्लर्क प्रभार 750 रुपये 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से 

तथा उनके नाम पर , 
आर. के. आहुजा, उप - सचिव ( गृह ) 


___ F . No. 08/ 632/2010/ HP -11/ 9878. - -In exercise of the powers conferred by sub-section (8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of india , iviinisiry of 
Home Affairs Notification No. 11011/2 /74-UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan , Advocate , as Special Public 
Prosecutor assisted by his junior Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case FIR No. 42 / 2006 
under section 3 /4 /5 Official Secrets Act, PS Special Cell, on behalf of the State , in the Court of competent 
jurisdiction . Fee for Special Public Prosecutor shall be as under : 

1. Charge per effective appearance ___ Rs. 2 ,500 - 00 
2 . Charges per appearance 

Rs. 1, 100 - 00 
3. Junior Fees 

Rs. 750 - 00 
4 . Conference/Drafting/Clerkage 

Rs. 750 - 00 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
R. K . AHUJA, Dy. Secy. ( HOME ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


